रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 97 


REGD. No . D . L .- 33004/ 97 


सत्यपवजपत 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खंड ( i ) 
PART II - - Section 3 - Sub-section (i ) . 


11) . 


. 


3 


. 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 197 ] 
No. 1971 


नई दिल्ली , शुक्रवार , मई 23 , 1997 / ज्येष्ठ 2 , 1919 
NEW DELHI, FRIDAY ,MAY 23 , 1997 / JAISTHA 2 , 1919 


अलभूतल परिवहन मंत्रालय 

( पत्तन पक्ष ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 23 मई, 1997 
सा . का . नि. 274( अ ), केन्द्र सरकार , महा पत्तन अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा -132 की उप - धारा ( 1 ) के साथ पठित 
धारा 124 की उप - धारा( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुरगांव पत्तन न्यासी मण्डल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची 
में मुरगांव पत्तन कर्मचारी ( छुट्टी) संशोधन विनियम , 1997 का अनुमोदन करती है । 
. 2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन को तारीख की प्रवृत्त होंगे । 


[ फा . सं . पी आर - 12016/ 5/ 94 - पी ई-1 ] 

के. वी. राव , संयुक्त सचिव 
- अनुसूची 
प्रमुख पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 28 के साथ पठित धारा 124 ( 1 ) और ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए मुरगांव पत्तन न्यास का न्यासी मण्डल मुरगांव पत्तन कर्मचारी ( छुट्टी) विनियम 1964 में और संशोधन करने के लिए विनियम बनाता है : 

1. ( i ) इन विनियमों को मुरगांव पत्तन कर्मचारी ( छुट्टी) ( संशोधन ) विनियम , 1997 कहा जाएगा । 

(ii ) ये विनियम केन्द्रीय सरकार की मंजूरी भारतीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे । 

2. मुरगांव पत्तन कर्मचारी ( छुट्टी) विनियम 1964 के 8( बी ) विनियम के बाद निम्नलिखित 8 ( सी ) को जोड़ा जाए : 
विनियम 8( सी ) ( सेवा -निवृत्ति पर अप्रयुक्त आधा वेतन छुट्टी का नकदीकरण ) 

( 1 ) दिनांक 14- 7 - 1982 से जो कर्मचारी अधिवार्षिता पर सेवा निवृत्त हुए हैं उनके खाते में जमा संपूर्ण आधा वेतन छुट्टी का नकदीकरण 

के लिए इस शर्त पर अनुमति दी जाती है कि नकद के बराबर देय रकम में से पेंशन तथा पेंशन के बराबर अन्य निवृत्ति लाभ को घटाया 

जाता है । 

( 2 ) निम्नलिखित शर्तों पर नकदीकरण किया जाएगा : 
1275 GI /97 


रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/97 


REGD. NO . D . L .- 33004 / 97 


14 


. 


सायबजयत 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


3/ 7 
/ 7 ) . 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खंड ( i ) 
PART II - - Section 3 — Sub -section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 197 ] 
No. 1971 


नई दिल्ली, शुक्रवार , मई 23 , 1997 / ज्येष्ठ 2 , 1919 
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 23 , 1997/ JAISTHA 2 , 1919 


- 


- - 


- - 


- 


जलभूतल परिवहन मंत्रालय 

( पत्तन पक्ष ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 23 मई, 1997 
सा . का . नि . 274( अ ). - केन्द्र सरकार, महा पत्तन अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा - 132 की उप - धारा ( 1 ) के साथ पठित 
धारा 124 की उप - धारा( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुरगांव पत्तन न्यासी मण्डल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची 
में मुरगांव पत्तन कर्मचारी ( छुट्टी) संशोधन विनियम, 1997 का अनुमोदन करती है । 

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन को तारीख की प्रवृत्त होंगे । 


[ फा . सं. पी आर - 12016 /5/ 94 - पी ई -1 ] 

के . वी. राव, संयुक्त सचिव 
- अनुसूची 
प्रमुख पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 28 के साथ पठित धारा 124 ( 1) और ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए मुरगांव पत्तन न्यास का न्यासी मण्डल मुरगांव पत्तन कर्मचारी ( छुट्टी) विनियम 1964 में और संशोधन करने के लिए विनियम बनाता है :- - 

1. ( i ) इन विनियमों को मुरगांव पत्तन कर्मचारी ( छुट्टी) ( संशोधन ) विनियम, 1997 कहा जाएगा । 

( ii ) ये विनियम केन्द्रीय सरकार की मंजूरी भारतीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे । 

2. मुरगांव पत्तन कर्मचारी (छुट्टी) विनियम 1964 के 8( बी ) विनियम के बाद निम्नलिखित 8 ( सी ) को जोड़ा जाए : 
विनियम 8 ( सी ) ( सेवा -निवृसि पर अप्रयुक्त आधा वेतन छुट्टी का नकदीकरण ) 

( 1 ) दिनांक 14 -7 - 1982 से जो कर्मचारी अधिवार्षिता पर सेवा निवृत्त हुए हैं उनके खाते में जमा संपूर्ण आधा वेतन छुट्टी का नकदीकरण 

के लिए इस शर्त पर अनुमति दी जाती है कि नकद के बराबर देय रकम में से पेंशन तथा पेंशन के बराबर अन्य निवृत्ति लाभ को घटाया 

जाता है । 

( 2 ) निम्नलिखित शतों पर नकदीकरण किया जाएगा : 
1275 Gl/97 


2 


